SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 भाद्र, 1940 ( श०) 


संख्या- 836 राँची, शुक्रवार 


____ 31 अगस्त , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
29 अगस्त , 2018 


संख्या-5/ आरोप-1-84/2016-1901 ( HRMS)-- श्रीमती संगीता लाल , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
772/ 03 , गृह जिला-गुमला), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध उपायुक्त , रामगढ़ के 
पत्रांक- 732/ स्था०, दिनांक 13 दिसम्बर , 2016 द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 एवं 
इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2016 की प्रश्न -सह- उत्तर पुस्तिकाओं के रख -रखाव एवं भण्डारण में लापरवाही 
बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र- क में गठित कर उपलब्ध कराया गया । 


उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक -687 , दिनांक 20 जनवरी, 2017 द्वारा श्रीमती लाल से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी , जिसके अनुपालन में श्रीमती लाल ने अपने पत्रांक- 121 , दिनांक 
16 जुलाई , 2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । 


श्रीमती लाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी । समीक्षा 
में पाया गया कि रामगढ़ जिला में आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2016 एवं इंटरमिडिएट 
परीक्षा, 2016 बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 31 अगस्त , 2018 
अतः , श्रीमती संगीता लाल, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ , सम्प्रति -निदेशक , लेखा 
प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची को आरोप से मुक्त करते हुए मामले 
को निष्पादित किया जाता है | 


Sr No. 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G . P. F . No . 


SANGEETA LAL 
BHR /BAS /3382 


श्रीमती संगीता लाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक - 772/03, गृह 
जिला -गुमला), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी , रामगढ़ को 
आरोप से मुक्त करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: ROH/ RVP/1007 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 836 -- 50 


